COM 


. . . 


. 


REEMARK 
PER 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 344 राँची ,सोमवार 

21 जुलाई , 2014 ( ई० ) 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 


अधिसूचना 

21 जुलाई, 2014 
संख्या-1/टि . -01- 1001/07 -3065 -- श्री रमेश कुमार , अधी. अभि ., पेयजल एवं स्वच्छता, अंचल, गुमला को 
स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी मुख्य अभि . पी . एम . यू., राँची के पद पर अगले आदे तक पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या-1/टि . -01- 1001 / 07 - 3065 -- श्री विनोद कुमार वर्मा, नगर विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए 
प्रभारी मुख्य अभि . सी . डी . ओ ., राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


नोट : 1) वैसे अधीक्षण अभियन्ता जिन्हें प्रभारी मुख्य अभियन्ता बनाया गया है वे अपने ही वेतनमान में 
कार्य सम्पादित करेंगे तथा इस अधार पर उन्हें नियमित प्रोन्नति एवं आर्थिक लाभ का दावा मान्य नहीं होगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रमाकांत सिह, 
उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 344 - 50 | 


